रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 27012020-215745 

CG - DIL - E - 27012020-215745 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 352 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 27 , 2020 / माघ 7 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 27 , 2020 / MAGHA 7 , 1941 

/ 


No. 352 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 27 जनवरी , 2020 
का.आ. 384 ( अ ) . केंद्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3433 ( अ ) दिनांक 23.09.2019 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात : 
हिन्दी की शुल्क अधिसूचना में संशोधित पैरा 1 निम्नवत होगा : 
विद्यमान 

संशोधित 
यतः , केन्द्रीय सरकार ने , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | यतः , केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 के अधीन जारी | 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 के अधीन जारी की गई 
की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की | भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना संख्या का . आ . 1044 ( अ ) , और का . आ . 1045 ( अ ) , | की अधिसूचना संख्या का . आ . 1044 ( अ ) तथा का.आ. 
तारीख 07 अप्रैल 2014 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग | 1045 तारीख 7 अप्रैल , 2014 द्वारा राजस्थान राज्य में 
संख्या - 12 के 256.550 कि.मी. से 289.550 कि.मी. [ कोटा दरह | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का 256.550 कि.मी. से 
सेक्शन ] तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( जिसे | 289.550 कि.मी. [ कोटा दराह सेक्शन ] तक का खण्ड 
इसमें इसके पश्चात् ' प्राधिकरण ' कहा गया है ) को सौंपा है 

राजस्थान राज्य सरकार को सौंपा है । 


[ फा . सं . भाराराप्रा / 13013 / 680 / सीओ / 18-19 / जीसी कोटा दराह सेक्शन ( 256.550 कि.मी. से 289.550 कि.मी. ) ] 

प्रियांक भारती , संयुक्त सचिव 


504GI / 2020 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 


Date : 2020.01.27 22:35:36 + 05'30 ' 


